सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


6 श्रावण, 19 3 8 ( श०) 


संख्या 6 12 राँची, गुरुवार , 


28 जुलाई , 20 16 ( ई० ) 


राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


अधिसूचना 
25 जुलाई , 2016 


संख्या- 09 / नि०आरोप- राँची- 341 20 16 -4 12 0.. श्री सुजीत कुमार तत्कालीन 
जिला अवर निबंधक राँची सम्प्रति अवर निबंधक गोविंदपुर धनबाद द्वारा उक्त 
पदस्थापन के दौरान राँची जिला में मेसर्स संजीवनी बिल्डकॉन प्राईवेट लि . के 
विभिन्न ग्राहकों को बेचे गये जमीन के दस्तावेज के निबंधन में निबंधन 
अधिनियम की धारा- 21 का समुचित अनुपालन नहीं करने तथा दस्तावेज में संपत्ति 
का अपूर्ण विवरण रहने के बावजूद उक्त दस्तावेजों का निबंधन करने संबंधी आरोपों 
के लिए विभागीय संकल्प सं0- 679 , दिनांक 26 जून , 2 0 15 द्वारा इनके विरूद्ध 
विभागीय कार्यवाही के संचालन का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया तथा संचालन 
पदाधिकारी श्री अशोक कुमार सिन्हा सेवानिवृत भा०प्र०से० को संचालन पदाधिकारी 
नामित किया गया । 
2 . संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित सभी आरोपों को 

प्रमाणित पाया गया है | 


3 . 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार, 28 जुलाई, 2016 
संचालन पदाधिकारी के अधीगम | मंतव्य से सहमत होते हुए समीक्षोपरांत श्री 
कुमार के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों पर वृहत् दण्ड के निर्धारण का निर्णय 
सरकार द्वारा लिया गया है । 
अतः श्री सुजीत कुमार, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, राँची सम्प्रति अवर 
निबंधक , गोविंदपुर, धनबाद के विरूद्ध वृहत दण्ड स्वरूप निम्नांकित दण्ड 
अधिरोपित करते हुए इनके विरूद्ध सांस्थित विभागीय कार्यवाही को 
निस्तारित किया जाता है: 


4 . 


" वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक | 
तदनुसार सरकार का आदेश संसूचित किया जाता है | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अवध नारायण प्रसाद, 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 6 12 – 50 । 


